PART II 


HARYANA GOVT GAZ ., AUG . 12 , 1997 (SRYN . 21, 1919 SAKA ) 


467 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनाक 14/25 जुलाई, 1997 


क्रमांक 1600 - ज - 2-97/12325.--- श्री प्रभु दयाल , पुत्र श्री लहरी, सिह , निवासी गांव खेड़ी जाट , तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1996 - प्रार - 4-68/ 1692, दिनांक 10 अप्रैल , 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 6041- मार 
III - 70/ 29506, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और मधिसुचना क्रमांक 1789 - ज- I - 79/ 44040, दिनांक 
30 मकतूबर , 1979 द्वारा 300 रुपये तथा अधिसुचना क्रमांक 2944-ज - 2-93 / 15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये से 
बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री प्रभुदयाल की दिनांक 1 जुलाई, 1995 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किय गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री प्रभुदयाल की विधवा श्रीमति तारावती के नाम खरीफ 1995 से 
वार्षिक की दर से सदन में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


1,000 रुपये 


दिनांक 23/25 जुलाई, 1997 


- 


क्रमांक 1700- ज - 2-97/12949.- -श्री केहरी सिंह कटारिया , पुत्र श्री परसु राम, निवासी गांव ईगराह, तहसील जीन्द, 
जिला जीन्द को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1) ए के अधीन सरकार की अधिसूचना 
प्रमांक 4359 - भार - 4-67/ 3278, दिनांक 16 सितम्बर, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 
मार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक मौर उसके बाद अधिसूचना फमांक 1789 
ज- I -79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 रुपये तथा अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 
26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री केहरी सिंह कटारिया की दिनांक 9 सितम्बर, 1996 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री केहरी सिंह कटारिया की विधवा श्रीमति कड़वी देवी के नाम 
खरीफ 1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते है । 


2 . 


. 


( हस्ता .) . 


१ 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 7th July , 1997 


No. 1/29/ 92- MIP.-- In exercise of the powers conferred under clause ( 6) of Para 4 of the Indian 
Electricity (Haryana Amenciment) Act, 1987 ( Haryana Act No. 17 of 1992 ) issue.:,- vide Haryana Guveriment 
Notification No. Leg./17/92, cater . 29t ). September , 1992, the Ge verik r « f Hiryana is please .. tu app 
Shri S. P.Gus), Chef 4 : 37s Oficer, H lry373 State Electricity B yard as Special Officer from the date of 
hisjjining up to 31st Msrch, 1998. He will aischrge the duties of the Special Officer in addition to his 
present duties in the Haryara State Electricity Board . 


S. Y. QURAISHI, 


. 


Commissioner ard Secretary to G..vernment, Haryana , 

Irrigation and P. wer Department. 


